सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन, 1937 ( श० ) 


संख्या 331 राँची , शुक्रवार , 


18 मार्च, 2 0 16 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 

18 फरवरी, 2016 
संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0-1491-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अरुण कुमार राय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई० धनबाद को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बोकारो के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०- 01 / 2013 का0-1492 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री मनोज प्रसाद, वरीय संकाय सदस्य, न्यायिक अकादमी , झारखण्ड , राँची को अगले 
आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मार्च, 2016 
संख्या -13/ वरीय स्था0 पद० -01/ 2013 का0 -1493 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री मो० शाकिर, न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश, ACB, राँची को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चतरा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 13/वरीय स्था0 पद० - 01/ 2013 का0 -1494 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री अखिल कुमार , न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० (पशुपालन 
मामले को छोड़कर ), राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुमला के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13 /वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0-1495-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री सत्य प्रकाश सिन्हा , जिला एवं अपर सत्र न्यायायुक्त -सह-विशेष न्यायाधीश, महिलाओं 
के विरूद्ध अपराधों के लिये त्वरित न्यायालय , जमशेदपुर को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/वरीय स्था0 पद० -01/ 2013 का0 - 1496-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अशोक कुमार पाठक , न्यायायुक्त - सह -पीठासीन पदाधिकारी , मोटर वाहन दुर्घटना 
दावा न्यायाधिकरण , राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , कोडरमा के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0-1497 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई० धनबाद को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , लातेहार के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0-1498 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री बालमुकुन्द राय , न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश , सी०बी०आई० ( पशुपालन 
मामले ), राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सरायकेला के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 18 मार्च, 2 0 16 


संख्या -13/वरीय स्था0 पद० -01/ 2013 का0-1499 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री गोपाल कुमार राय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई० धनबाद को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , पाकुड़ के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था० पद० -01/2013 का० - 1500 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री ललित प्रकाश चौबे , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , साहेबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०- 01 / 2013 का०- 1501-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्रीमती रीता मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -13 / वरीय स्था0 पद०- 01/ 2013 का0- 1502-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अवधेश कुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-13/ वरीय स्था0 पद०-01 / 2013 का0 - 1503 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी , न्यायायुक्त - सह-विशेष न्यायाधीश , सी०बी०आई० (पशुपालन 
मामले को छोड़कर ), राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , लोहरदगा के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद० -01/ 2013 का0- 1504 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री ओम प्रकाश सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खुंटी को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मार्च, 2016 
संख्या - 13/ वरीय स्था0 पद० - 01/ 2013 का0 -1505 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ को अगले आदेश 
तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जामताड़ा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था0 पद० -01/ 2013 का0-1506-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री प्रदीप कुमार चौरसिया , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
बलात्कार मामलों के लिये त्वरित न्यायालय देवघर को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या - 13 /वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0- 1507-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री शिव शरण दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश , 
सी०बी०आई० धनबाद को अगले आदेश तक वरीय विधि परामर्शी-सह- अपर सचिव, झारखण्ड ऊर्जा 
विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा ऊर्जा विभाग 
को सौंपी जाती है। 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0- 1508-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री घनश्याम कुमार मल्लिक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को अगले आदेश 
तक अध्यक्ष , अपीलीय न्यायाधिकरण , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण , राँची पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा नगर विकास विभाग को सौंपी जाती है । 


___ संख्या -13 / वरीय स्था0 पद० - 01/ 2013 का0- 1509 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री राम शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -सह-पीठासीन पदाधिकारी , मोटर वाहन 
दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण , हजारीबाग को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , 
बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल 
विकास विभाग को सौंपी जाती है । 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद०-01/ 2013 का0- 1510 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री अनिल कुमार राय , संयुक्त निबंधक (स्थापना ), झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 2 0 16 


अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
करने हेतु इनकी सेवा श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सौंपी जाती है । 


___ संख्या - 13 /वरीय स्था0 पद०- 01/ 2013 का0- 1511 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री विधान चन्द्र चौधरी , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह-विशेष न्यायाधीश , महिलाओं 
के विरूद्ध अपराधों के लिये त्वरित न्यायालय , धनबाद को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , 
श्रम न्यायालय , देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम , नियोजन , 
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सौंपी जाती है । 


संख्या - 13 / वरीय स्था0 पद०- 01 / 2013 का0- 1512 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश, ACB, 
डाल्टनगंज को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण , 
राँची पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 


झारखण्ड राज्य 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 3 1 - 50 । 


